निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


9 भाद्र 1940 ( श० ) 
( सं० पटना 813 ) पटना , शुक्रवार , 31 अगस्त 2018 


सामान्य प्रशासन विभाग 


सेवा 


___ अधिसूचना 

29 अगस्त 2018 
सं० 18 / लो०से०अ० - 12 - 01 / 2016( खण्ड) - 11566 — बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम , 2011 
(बिहार अधिनियम , 4, 2011) की धारा - 3 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सामान्य प्रशासन विभाग , बिहार , 
पटना की अधिसूचना संख्या - 1423 दिनांक 11.05. 2011 ( अधिसूचना संख्या - 19431 दिनांक 23 .12.2013 द्वारा प्रतिस्थापित ) 
( समय - समय पर यथा संशोधित ) के परिशिष्ट - 1 के अंत में राज्य सरकार द्वारा समाज कल्याण विभाग एवं स्वास्थ्य 
विभाग की निम्नांकित सेवाएँ क्रमशः क्रमांक - 27 एवं क्रमांक 28 के रूप में तुरन्त के प्रभाव से जोड़ी जाती है: 
का | सेवा का नाम नामनिर्दिष्ट 

अपीलीय प्रथम पुनर्विलोकन द्वितीय 
लोक सेवक उपलब्ध प्राधिकार अपील के प्राधिकार - अपील के 
करने हेतु निपटारा के 

निपटारा के 
नियत लिएनियत 

लिएनियत 
समय 

समय 

समय 
| मुख्यमंत्री कन्या बाल विकास 21 कार्य जिला प्रोग्राम 15 कार्य जिला 15 कार्य 
उत्थान योजना 

पदाधिकारी दिवस पदाधिकारी दिवस 
____ अन्तर्गत पदाधिकारी 
मुख्यमंत्री कन्या 

सुरक्षा योजना 
28 मुख्यमंत्री कन्या जिला 21 कार्य असैनिक शल्य । 15 कार्य जिला 15 कार्य 
उत्थान योजना 

दिवस | चिकित्सक - सह दिवस - पदाधिकारी दिवस 
अन्तर्गत कन्या पदाधिकारी 

मुख्य चिकित्सा 
शिशु के सम्पूर्ण 

पदाधिकारी 
टीकाकरण 

(सिविल सर्जन ) 
संबंधी योजना 


| 


ER TOT ( 37 &ITETU ), 31 3tukta 2018 


2. बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम, 2011 के अधीन उक्त सेवाओं को प्राप्त करने हेतु योजनावार, 
विहित आवेदन पत्र, प्रपत्र - | और इसके साथ जमा किये जाने वाले आवश्यक कागजातों का चेक - लिस्ट, प्रपत्र - || होगा 
जो इसके साथ संलग्न हैं । 

3. सेवा प्राप्त करने हेतु समाज कल्याण विभाग तथा स्वास्थ्य विभाग आवश्यकतानुसार, समय - समय , पर इससे 
संबंधित अन्य प्रपत्र, विधि विभाग के परामर्श के पश्चात जारी कर सकेगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

अवनीश कुमार सिंह , 

सरकार के उप - सचिव । 
The 29th August 2018 
No 18 / Lo . Se. A .- 12 -01/ 2016 (Part)- 11567 — In exercise of the powers conferred by the 
Section - 3 of Bihar Right to Public Services Act , 2011 (Bihar Act,4 , 2011 ), the following Services of 
SocialWelfare Department and Health Department are hereby added by the State Government, as 
serial no 27 and serial no 28 , respectively at the end of Appendix - 1 of the notification no 1423 
dated 11 .05 . 2011 (Substituted by the notification no 1943 dated 23 . 12 . 2013 ) ( as amended from 
time to time) ofthe General Administration Department, Bihar, Patna with immediate effect : 
Name of Service 

Namely Stipulate Appellate Stipulated Reviewing Stipulated 
Specified d Time to Authority | Time for Authority Time for 
Public Servant Provide 

Disposal of 

Disposal of 
the First 

Second 
Service Appeal 

Appeal 
3 

5 
Social Mukhya Mantri Child 

District 

District 15 Working 
Walfare Kanya Suraksha Devlopment Working Programme Working Magistrate 

Days 
Department Yojna Under Project Officer 

Days Officer 

Days 
Mukhya Mantri 
Kanya Uthathan 

Yojna 
Health Kanya Shisu ke District 

15 

District 15 Working 
Depatment Sampoorna Immunisation Working Surgeon - Working Magistrate Days 
Tikakaran 

Officer 

Days cum - Chief Days 
Sambandhi Yojna 

Medical 
Under Mukhya 

Officer 
Mantri Kanya 
Uthathan Yojna 


No . 


21 


15 


28 


21 


Civil 


2 . To avail these services under Bihar Right to Public Service Act, 2011,the schemewise application 
form shall be in prescribed performa-l and checklist of necessary documents to be attached with 
the application form in performa- ll , which are enclosed herewith . 

3 . The Social Welfare Department and the Health Departmentmay issue other forms after 
Consultation with the law Department, as per requirement . 

By the order of Governor of Bihar , 

AVANEESH KUMAR SINGH , 
Deputy Secretary to Government. 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
far TTT (3TITETU ) 813- 571 + 10 - stoctonton 

Website : http ://egazette .bih .nic. in 


